सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


15 कार्तिक , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 907 


राँची, 


बुधवार , 


6 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग । 


अधिसूचना 
31 जुलाई , 2019 


संख्या- 1/ स्था 0 श्र० नि ० प्र ०( प्रशि .)- 09.15/ 2012( खण्ड) श्र 0नि0-1287-- श्री दीपक कच्छप, उप 
निदेशक , प्रशिक्षण , हेहल, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निदेशक , ( प्रशिक्षण), दुमका का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । इनका मुख्यालय राँची रहेगा । 


संख्या- 1/ स्था ० प ० नि ० प्र ०( प्रशि .)- 09.15/ 2012( खण्ड ) श्र 0नि0-1288-- मो . जियाउर रसीद, प्राचार्य , 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , (कल्याण), राँची को स्थानान्तरित करते हुए प्राचार्य, महिला औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थान , राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय 
राँची रहेगा । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 6 नवम्बर , 2019 
संख्या- 1/ स्था 0 नि 0 प्र 0( प्रशि .)-09.15/ 2012( खण्ड ) श्र 0 नि0-1289-- श्री देवेन्द्र प्रसाद, प्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण, संस्थान, जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), 
जमशेदपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित करते हुए, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक निदेशक 
( प्रशिक्षण ), राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। इनका मुख्यालय जमशेदपुर रहेगा। 


संख्या- 1/ स्था 0 श्र० नि ० प्र०(प्रशि.)- 09.15/ 2012( खण्ड ) श्र 0नि0-1290-- श्री जयकान्त प्रसाद सिंह , 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , जामताड़ा को स्थानान्तरित करते हुए प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान, दुमका के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय 


दुमका रहेगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


युगेश्वर पासवान, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 907 -- 50 


